निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन 1934 ( NO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 7 मार्च 2013 


( सं0 पटना 197 ) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - 


अधिसूचना 

18 मई 2012 
सं0 सम्मेलन - 10/ 2012 - 604/वि०स० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
नवम्बर , 2012 में पटना में आयोजित होने वाले भारत में विधायी निकायों के पीठासीन पदाधिकारियों एवं सचिवों के सम्मेलन 
के प्रबंधन हेतु अध्यक्ष , बिहार विधान- सभा ने निम्न प्रकार एक उच्चस्तरीय संचालन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया है : 
1 . श्री उदय नारायण चौधरी, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा 

सभापति 
___ श्री सलीम परवेज , माननीय उप - सभापति , बिहार विधान परिषद् 

सदस्य 
3. श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार 

सदस्य 
4. श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार 

सदस्य 
श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव , माननीय मंत्री , ऊर्जा, संसदीय कार्य 

सदस्य 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , बिहार 
श्री विजय कुमार चौधरी , माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार 

सदस्य 
7. श्री वृषिण पटेल, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग , 

सदस्य 
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग , बिहार 
8. श्रीमती प्रो० सुखदा पाण्डेय , माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार 

सदस्य 
9. श्री सुनील कुमार “ पिन्टू ", माननीय मंत्री , पर्यटन विभाग , बिहार 

सदस्य 
10. श्री दामोदर रावत, माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग , बिहार 

सदस्य 
11. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, माननीय नेता , प्रतिपक्ष, बिहार विधान - सभा 

सदस्य 
12. श्री श्रवण कुमार , माननीय मुख्य सचेतक , सत्तारूढ़ दल , बिहार विधान - सभा 

सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 मार्च 2013 


सदस्य 


सदस्य 


13. श्री सदानंद सिंह , माननीय सदस्य , बिहार विधान - सभा 
14. श्री अवधेश कुमार राय , माननीय सदस्य , बिहार विधान- सभा 
15. श्री जाकिर हुसैन , माननीय सदस्य , बिहार विधान - सभा 
प्रभारी सचिव , बिहार विधान - सभा इस समिति के सचिव होंगे । 


सदस्य 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , 
प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 197 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


